6 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग / 09 / 2013- 2015. " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी .2- 22- छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से. भिलाई. दिनांक 
30 - 05 - 2001. ” 


सत्यमेव जयते 


पाप 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 499 ] 


रायपुर , गुरुवार , दिनांक 8 अगस्त 2019 - श्रावण 17, शक 1941 


सहकारिता विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 7 अगस्त 2019 


अधिसूचना 


क्रमांक / एफ 15 - 35 / 15 - 2 / 2019 / 23 / 24. - सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 
06.07. 2019 से राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि , लोकहित में विकास कार्यक्रमों के समचित कार्यान्वयन को 
सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ की कतिपय प्राथमिक कृषि साख 
सहकारी सोसाइटियों का पुनर्गठन किया जाए । 


अतएव छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 - ग की उप - धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त 
शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित 
करने के लिए पुनर्गठन योजना "जिला रायगढ़ , छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन 
योजना, 2019" जारी करता है, इस पुनर्गठन योजना को कार्यान्वित किया जाए । 


संलग्न : - 


पुनर्गठन योजना, 2019 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

पी .एस. सर्पराज , उप - सचिव. 


997 


998 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 8 अगस्त 2019 


जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की 

पुनर्गठन योजना, 2019 


01 . 


02. 


संक्षिप्त नाम , प्रारंभ तथा विस्तार : 
( क ) यह योजना "जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन 

योजना, 2019 " कहलाएगी । 
( ख) यह योजना छत्तीसगढ़ राजपत्र ( असाधारण ) में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगी । 

यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य के जिला रायगढ़ की उन प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के 

लिए लागू होगी, जो अनुसूची एक, दो एवं तीन में अधिकथित है । 
परिभाषाएँ : - इस योजना में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो : 
( क) “ अधिनियम " से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र . 17 सन् 1961 ) | 

"नियम से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम , 1962 | 
" पुनर्गठन " से अभिप्रेत है, इस योजना में अधिकथित अनुसार किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र 
आस्तियों, दायित्वों तथा सदस्यता आदि का किसी अन्य सोसाइटी को भागत : या पूर्णतः अन्तरण 
अथवा विभाजन द्वारा नवीन सोसाइटी का गठन । 
"प्रभावित सोसाइटी " से अभिप्रेत है , कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिससे किसी अन्य सोसाइटी को 
कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो । 
" परिणामी सोसाइटी " से अभिप्रेत है , कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिसे किसी प्रभावित सोसाइटी का 
कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो । 
"नवीन सोसाइटी " से अभिप्रेत है, कोई ऐसी सोसाइटी जो विद्यमान नहीं हो परन्तु जिसे इस योजना 

के परिणामस्वरूप रजिस्ट्रीकृत किया जाए । 
( छ) “बैंक ” से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर । 

" रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार अथवा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी 

अधिनियम, 1960 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार की शक्तियां जिसे प्रयोक्त हो . 
पुनर्गठन की रीति : 

द्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र, आस्तियों, दायित्वों, कर्मचारी वृन्द तथा सदस्यता आदि को 
किसी अन्य एक या अधिक विद्यमान सोसाइटियों को भागतः या पूर्णतः अन्तरित करके , या 
किसी विद्यमान सोसाइटी या सोसाइटियों को दो या अधिक नवीन सोसाइटियों में विभाजित करके , या 
किसी विद्यमान सोसाइटी या किन्हीं विद्यमान सोसाइटियों को उक्त ( क ) एवं ( ख ) दोनों में उल्लेखित 

रीतियों से; किया जायेगा । 
पुनर्गठन : - नियत तिथि से - 
( क ) " अनुसूची - एक " के कॉलम (2 ) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम ( 3) में 

अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कार्यक्षेत्र उसी के समक्ष कॉलम (4 ) में 

अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा । 
( ख) " अनुसूची - दो " के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों का विभाजन कॉलम (3) में 

अधिकथित नवीन सोसाइटियों में हो जाएगा तथा ऐसी नवीन सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र कॉलम ( 4) में 
उनके समक्ष अधिकथित अनुसार होंगे । 
" अनुसूची - तीन " के कॉलम ( 2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम ( 3) में 
अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम ( 4) में 
अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा तथा कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष 

कॉलम ( 5 ) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों का कार्यक्षेत्र हो जाएगा । 
पुनर्गठन की प्रक्रिया : 
( क ) इस योजना की एक प्रति प्रभावित सोसाइटियों को भेजी जावेगी , जिस पर वे अपना अभ्यावेदन 15 

दिवस की समयावधि में प्रस्तुत कर सकेंगे । 


03 


04 . 


05. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2019 


998 ( 1 ) 


- 


( दो ) 


इस योजना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 15 दिवस की समयावधि में प्रभावित 
एवं परिणामी सोसाइटी का सदस्य लिखित अभ्यावेदन संबंधित जिले के उप / सहायक पंजीयक , 
सहकारी संस्थाएं के समक्ष तीन प्रतियों में प्रस्तुत कर सकेगा । 
प्राप्त अभ्यावेदनों को संबंधित जिले के उप / सहायक पंजीयक , सहकारी संस्थाएं द्वारा परीक्षण कर 
अभिमत सहित रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जायेगा । रजिस्ट्रार अपने अभिमत सहित राज्य सरकार के 
समक्ष उनके प्राप्त होने की तिथि से 15 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करेगा । अभ्यावेदन निराकरण 
के लिए नवीन सोसाइटी के गठन के संबंध में निम्नांकित मार्गदर्शी बिन्दुओं को यथासंभव ध्यान में 
रखा जावेगा : 
( एक ) सोसाइटी का ऋण वितरण सामान्य क्षेत्र के लिए 2.00 करोड़ रुपये तथा अनुसूचित क्षेत्रों 

के समितियों के लिए 1. 00 करोड़ रुपये हों । 
सोसाइटी के कार्यक्षेत्र में कृषि योग्य रकबा सामान्य क्षेत्र में कार्यरत सोसाइटी के लिए 

1500 हेक्टेयर तथा अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत सोसाइटी के लिए 2000 हेक्टेयर होगा । 
( तीन) सोसाइटी का कार्यक्षेत्र सामान्य क्षेत्र में कार्यरत् सोसाइटी के लिए 10 किमी तथा ( घ ) 

अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत् सोसाइटी के लिये 20 किमी होगा । 
( चार ) सोसाइटी की सदस्यता न्यूनतम 750 होगी । 
(पाँच) पुनर्गठन में ग्राम पंचायत एवं पटवारी हल्का का विखण्डन न हो , अर्थात् एक ग्राम पंचायत 

व एक पटवारी हल्का के समस्त ग्राम एक ही सोसाइटी में हो । 

सोसाइटी का कार्यक्षेत्र दो विकासखण्ड या दो तहसीलों में न हो । 
( सात ) सोसाइटी के ग्राम यथा संभव एक ही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हो । 
( आठ ) सोसाइटी मुख्यालय में पहुंच हेतु नदी, नाले आदि बाधक न हो । 
( नौ ) सोसाइटी का मुख्यालय यथासंभव वहीं हो, जहां पर गोदाम , अन्य आधारभूत संरचना 

निर्मित हो । 
राज्य सरकार द्वारा अभ्यावेदनों का निराकरण अधिकतम 30 दिवस के भीतर किया जाएगा । 
अभ्यावेदनों पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा । 
इस योजना की प्रति बैंक को दी जाएगी, प्रति प्राप्त हो जाने के पश्चात् 15 दिवस की समयावधि में 
बैंक का बोर्ड उस पर विचार करके प्रस्तावित पुनर्गठन योजना के सम्बन्ध में परामर्श लिखित रूप से 
रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करेगा, ऐसे परामर्श को रजिस्ट्रार अपने अभिमत के साथ राज्य सरकार 
को प्रस्तुत करेगा और राज्य सरकार उस पर अपना विनिश्चय यथाशीघ्र करेगी । 
प्राप्त अभ्यावेदनों तथा बैंक से प्राप्त परामर्श पर सम्यक विचारोपरान्त यदि राज्य सरकार चाहे तो 
इस योजना में आवश्यक परिवर्तन, उपान्तरण, संशोधन कर सकेगी तथा अंतिम प्रकाशन किया 
जायेगा, जो सभी पक्षों पर बंधनकारी होगा, तदुपरांत संबंधित प्राधिकारी यथाशीघ्र आवश्यक आदेश 

तथा अन्य सभी आवश्यक कार्यवाहियाँ करेंगे । 
सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व : 

प्रभावित सोसाइटियों के अपवर्जित कार्यक्षेत्र से संबंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व उन परिणामी 
सोसाइटियों को अन्तरित हो जाएंगे जिन्हें ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र अन्तरित हुए हों । 
प्रभावित सोसाइटियों के ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र जिनसे नवीन सोसाइटियों का गठन हो रहा हो , से 

सम्बंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व नवीन सोसाइटियों की सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व होंगे । 
T ) आस्तियों तथा दायित्वों का विभाजन करने के लिए सामान्यतया 30 जून, 2019 की स्थिति में सदस्यों 

पर अवशेष ऋण को आधार माना जाएगा । 
रजिस्ट्रेशन / निरसन : 
( क ) इस योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जिन नवीन सोसाइटियों का गठन होना आशायित होगा 

उनके रजिस्ट्रीकरण के आदेश, प्रमाण पत्र तथा उपविधियां रजिस्ट्रार के द्वारा या उसके अधीनस्थ ऐसे 
संयुक्त / उप / सहायक रजिस्ट्रार के द्वारा तैयार किये एवं जारी किये जाएंगे , जो अधिनियम की धारा 
9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने के लिए सशक्त होगा । 
जहाँ आवश्यक हो वहाँ ऐसी प्रभावित सोसाइटियों, जिनके अस्तित्व को बनाये रखना आवश्यक नहीं 
होगा, के रजिस्ट्रीकरण को सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित विधि अनुसार रद्द किया जावेगा । 


06 . 


998 ( 2 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2019 


08. प्रबन्ध : 

योजना प्रभावशील होने के साथ ही प्रभावित सोसाइटियों तथा परिणामी सोसाइटियों में जहाँ कहीं 
निर्वाचित बोर्ड होगा, वह तथा ऐसी सोसाइटी का प्रतिनिधि कार्य करने से परिविरत हो जाएगा तथा 
सोसाइटी के कामकाज का प्रबंध करने के लिए, उप / सहायक पंजीयक के आदेश द्वारा किसी व्यक्ति 
अथवा व्यक्तियों को अस्थायी रूप से आदेश में उल्लिखित कालावधि तक के लिए अथवा बोर्ड के नये 
निर्वाचन होने तक के लिए नियुक्त किये जा सकेंगे । एकाधिक व्यक्तियों की दशा में कोई एक व्यक्ति 
को अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा । परन्तु अशासकीय व्यक्ति / व्यक्तियों को नियुक्त करने की दशा में 
वह या वे ऐसे व्यक्तियों में से होंगे जो उस सोसाइटी के सदस्य हो । 
नवीन सोसाइटियों का प्रबन्ध , उसे रजिस्ट्रीकृत करने वाले अधिकारी के आदेश द्वारा अस्थायी रूप से 
नियुक्त किसी व्यक्ति या व्यक्तियों में निहित होगा । 
प्रभावित सोसाइटी, परिणामी सोसाइटी तथा नवीन सोसाइटी का प्रतिनिधित्व , प्रतिनिधि का नया 
निर्वाचन होने तक वह व्यक्ति करेगा जिसे उपरोक्त कंडिका ( क ) में विहित अनुसार नियुक्त किया 

गया हो परन्तु व्यक्तियों की दशा में उनके संकल्प द्वारा प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाएगी । 
09. कर्मचारीवृन्द : 

( क ) नवीन सोसाइटियों में प्रबन्धक की नियुक्ति नियमों के अनुसार की जाएगी । 
( ख ) प्रभावित सोसाइटियों के कर्मचारीवृन्द अन्तरित कार्यक्षेत्र के अनुरूप परिणामी सोसाइटियों के कर्मचारी 

हो जाएंगे । 
10 . अधिकार, हित और कर्तव्य आदि : 

परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित , कर्तव्य बाध्यताएँ 
आदि उनमें ही निहित होंगी । 
नवीन सोसाइटियों में उनके कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित कर्तव्य, बाध्यताएँ आदि 

निहित होंगी । 
विवाद : - इस योजना से प्रभावित सदस्यता, आस्तियों, दायित्यों एवं कर्मचारीवृन्द विषयक कोई भी विवाद 
अधिनियम की धारा 64 के अधीन संयुक्त पंजीयक / पंजीयक द्वारा निराकृत किया जाएगा । 
आदेश जारी करने की शक्तियां : - इस योजना के क्रियान्वयन में आने वाले कठिनाइयों, समस्याओं, विवादों 
आदि को दूर करने तथा योजना के क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए राज्य सरकार तथा रजिस्ट्रार ऐसे 
अनुषांगिक और परिणामिक आदेश कर सकेंगे जैसा कि परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो , यह और भी कि 

रजिस्ट्रार समय - समय पर ऐसा निर्देश / मार्गदर्शन भी जारी कर सकेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे । 
संलग्न : - अनुसूची – एक , दो एवं तीन 


12. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2019 


998 ( 3 ) 


क्रमांक 


10 


13 
14 


15 


" जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की 

पुनर्गठन योजना, 2019 " 

___ अनुसूची - एक 
विद्यमान सोसायटी जो । अपवर्जित कार्यक्षेत्र ( ग्रामों के विद्यमान सोसाइटी जिसमें अपवजिर्त 
प्रभावित है नाम ) 

क्षेत्र जुड़ा है 
( प्रभावित सोसायटी ) 

( परिणामी सोसाइटी ) 
लोईंग पतरापाली 

टारपाली 
जामगांव सपनई 

बंगरसिया 
टारपाली कोटरापाली 

लाईंग 
बंगुरसिया छिरवानी 

टारपाली 
घरघोड़ा बिछानारा 

कुर्मीभौना 
कुडुमकेला औरामुड़ा 

कुर्मीभौना 
छर्राटांगर बिलासखार 

टेण्डा नवापारा 
जरेकेला बासनपाली 

तमनार 
खम्हरिया भालुमुड़ा 

सरईटोला 
उरबा मिलूपारा 

खम्हरिया 
सराईपाली तरईमाल 

तमनार 
बरमकेला खपरापाली 

लोधिया 
साल्हेओना दुलभपुर 

बोन्दा 
बार सुखापाली 

बोन्दा 
सरिया छेवारीपाली 

बोन्दा 
बैगिनडरह , हेडसपाली, 

तौसीर 
लेन्ध्रा 

नुनपानी, कटंगपाली 
बघनपुर 

बरमकेला 
चपले जबलपुर 

बानीपाथर 
खड़गांव 839 बगझर 

जोबी 
तुरेकेला ढिमानी 

बरगढ़ 
सरवानी 

तुरेकेला 
हालाहुली 

रतनमहका, गोपीमहका खरसीया 
जैमूरा कनमुरा, टेमटेमा 

चपले 
लैलुंगा राताखंड 

राजपुर 
मुकडेगा 

लोहड़ापानी, ढोरोंबीजा लैलुंगा 
केशला 100 पिपराही, कोडामाई 

लिबरा 
पखनाकोट , सुपकालो, 
खम्हार 

कमरई 
सहसपुर डौकीजोर 

गाताडिह 
बड़ेहल्दी 

पुसौर 
जतरी सुलोनी 

पुसौर 
जतरी जिलाड़ी 

बड़ेभंडार 
धर्मजायगढ़ कोयलार 

खड़गांव 180 
| राजपुर बांसडांड , सतरडेगा 

कोंडासिया 
सिसरिंगा 

कीयाभौना 
छाल कांसाबहाल 

कुड़ेकेला 
लारीपानी नहरकेला 

केशला 100 
बंगुरसिया भेलवांटिकरा 

कोकड़ीतराई 
| मुरा रक्शापाली 

चपले 


17 


18 


बरगढ़ 


21 


22 
23 


25 


कापु 


27 


28 


गुडू 


30 
31 


32 


33 


कापू 


34 


35 


36 


37 


998 ( 4 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2019 


mmmmmmmmmmmmme 


3 


अनुसूची – दो 
विद्यमान सोसायटी जो । नवीन सोसायटी 

नवीन सोसायटी का कार्य क्षेत्र 
प्रभावित है ( प्रभावित 

( ग्रामों का नाम ) 
सोसायटी) 

2 
तरकेला 

पटेलपाली , सांगीतराई, बड़े अतरमुड़ा, छोटे अतरमुड़ा , 
पटेलपाली 

बांजीपाली 

कुसमा , धनागर, जोरापाली , कोसमनारा. जामपाली. 
| तारापुर 

कुसमूरा 

बघनपुर , बनहर , डूमरपाली 
3 | नंदेली 

बायंग 

बायंग, रानीगुढ़ा,पंझर, बैसपाली, नवापारा , जुनवानी 


| भातपुर 


कांटाहरदी 


कांटाहरदी, सहसपूरी , बरदापुटी, बसंतपुर, नावागांव 


5 | कोड़तराई 


कछार 


कछार , लेबडा, कांशीचुआ , देवरी , हरदीझरिया 


6 | धौराभांटा 


हमीरपुर 


7 


पड़िगांव 


बाराडोली 


| बड़ेहल्दी 


कोसमुदा 


| गोर्रा 


नवापारा ( मांड ) 


10 | कोड़ातराई 


लोहरसिंह 


| जतरी 


छिछोर उमरिया 


| तेतला 


तिलगी 


हमीरपुर , भगोरा , बरकछार, चकाबहाल , कुसमेल , देवगांव , 
पड़ीगांव, गौरबहरी , अमलीढ़ोंडा , जोबरो, कर्मागढ़, पाली , 
केनानीबहाल 
बाराडोली, टिनमिनी, परसापाली, चंघोरी, सिंगापुरी , 
खपरापाली , रायपाली, नवापारा 
कोसमंदा, धुरनपाली , सुकुलभठली, दाऊभठली , बाघाडोला , 
गुडू, दरौपाली . 
नवापारा (मांड), धनगांव, रुचिदा, लिटाईपाली, रावनखोदरा , 
घुघुवा, सेमीभवार 
लोहरसिंह, तेलीपाली , खोखरा , बिजना, लिंजिर , जोगीतराई, 
कंवरिया 
छिछोर उमरिया , गोतमा , केशापाली, ठाकुरपाली, बोंदा, 
जिलाड़ी, कोतासूरा , सिंहा 
तिलगी , कारीछापर , रैबार , चिखली, नंदेली , लंकापाली 
छपोरा, आरमुडा, रियापाली , ठेगापाली ,रेंगालपाली , 
बोड़ाझरिया , कंन्दागढ़ , झीलगिटार 
अमलीपाली, आमापाली, गढ़उमरिया , छातामुड़ा, सहदेवपाली 
कपरतुंगा, रोहिनापाली, खरवानी छोटे , बनहर, खम्हारपाली , 
बगबंध , भाटाकोना, लुरका, गोमर्डा, जवाहरनगर , 
सरियादरहा, नवापाली, छातादेई, परसदा छोटे, परसकोल , 
कोर्रापानी, भालूपानी, अमलीपाली ब, छिचपानी, पारकडीह, 
तेंदुवा 
हरदी, जिल्दी, दर्राभाटा , मौहापाली , महकमपुर , सुआताल , 
नंदेली , कुर्राह, चुरेला , कौवाताल 
घौतला छोटे , छतौना , बरतुंगा, भीखमपुर , खैरा बड़े, पिण्डरी , 
ग्वालिनडीह 
छर्रा , गोडम ,हिरीं 


कोड़पाली 


छपोरा 


14 | केशला( 331 ) 


गढ़उमरिया 


15 | कनकबीरा 


कपरतुंगा 


16 | कोतरी 


हरदी 


17 | भेड़वन 


खैरा बड़े 


18 | गुड़ेली 


गोड़म 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2019 


998 ( 5 ) 


19 | 


अमझर 


मल्दा ( ब ) 


20 | नौरंगपुर 


कोसीर छोटे 


21 | केडार 


परसदा बड़े 


कोसीर 


22 | गाताडीह 


जशपुर 


23 | छिन्द 


कटेली 


24 | दानसरा 


सालर 


उलखर 


बरदुला 


माल्दा ब, बरगाँव (विरान ) बंधापाली, देवसर (विरान ), 
झीलगिटार, बुदेली , बरपाली (विरान), डोमाडीह, खरवानी 
कोसीर छोटे, कंवरगुडा, भद्रीउडान, अमलीडीपा, खरी बड़े, 
मुडियाडीह, डोंगिया, मूढ़पार छोटे , ठाकुरदिया , तामनडीह, 
केवटिनढोडी , परसाडीह 
परसदा बड़े, टांडीपार , कलमी , परसापाली, बोरिदा, परसकोल , 
गायदरहा, देवारपाली, साल्हे 
कोसीर, भांटागाँव , कुम्हारी , पाठभद्रा, सिंघनपुर , बटाऊपाली , 
डंगनिया , रीवापार , सिलादेई, सिलयारी , रक्शा, मुढ्वाभांटा 
जशपुर , अंडोला, जामपाली, नवापारा, दहिदा , मल्दा अ , 
पासिद रेल्हा 
कटेली, कोतमरा , खरी छोटे , बेलपाली, बोईरमाल, सराईपाली , 
सोडीका, टेढ़ीनाला, तेंदूढहर, पुटिया, जामपाली, बासनपाली, 
बोरिद, सहसपानी, भेजनार, रापागुला, जुनाडीह , खैरहा , 
होलधरपाली 
सालर, कन्दुरपाली, खैरझिटी , गोडा , टांगर टाडापाली , 
बैगिनडीह , बटाऊपाली ब, बघनपुर, भीमखोलिहा, रेंगालमुड़ा , 
हसौद 
गंतुली छोटे , खुडबेना, कपिस्दा अ, बरदुला , तिलाईदादर , 
बरभांटा बड़े, गंतुली , रामपुर 
गोबरसिंहा, तोरेसिंहा, खोखेपुर , कारीगांठी , मारोदरहा , 
केनाभांठा, लंकापाली, बांजीपाली, मौहापाली, डड़ाईडीह 
| पंचधार , छेवारीपाली, पुजेरीपाली, रतनपाली, नवापारा छोटे , 

महाराजपुर 
| सुरसी , सुरजगढ, रानीडीह , कोर्रा, पोरथ, जयपुर, तोरा 
रिसोरा, बम्न्हीपाली, बैगिनडीह, जटियापाली,कंठीपाली , 
बरमपुरा , सहजपाली, अमोदा, गोपालपुर , लक्ष्मणपाली 
(वीरान ) 
करनपाली, छहीपाली , कपरतुंगा, कलगाटार, पडकीपाली, 
पडकीडीपा , मेकरा , करपी, टेकापत्थर , पारधियापाली , 
मौहापाली, कर्रामाल , बीजामाला, हट्टापाली , अमलीपाली , 
मंजूरपाली, छिंदपतेरा, जगदीशपुर, कमलापानी 

झाल , सेमरापाली, बनवासपाली , लीमपाली, खम्हरिया , 
| केरमेली, अकबरटोला , जोगनीपाली , कालाखूटा , सराईपाली , 
तरेकेला, छैलभांटा , ढोसरबहाल , बनहर 
नागदरहा, सिंवार, बरपाली , बरतापाली, आमापाली , 
आमगांव, छेरचूची, गेरसा , बागडाही, सागरपुर, नवागांव , 
पंडरीपानी 
पोरिया, नेवार , सिरकी, संगरा, बोरो, जबगा, बलपेदा , 
राजिदा , जमारगीडी , चुनचुनीडंड, लक्ष्मीनगर , सेमिपाली खुर्द , 
। लक्ष्मीपुर , गवरघुटरी , अमलीटिकरा , मिरिगुडा, रामपुर 


26 | लोधिया 


गोबरसिंहा 


27 | बोन्दा 


पंचघार 


28 | लुकापारा 


रानीडीह 


29 | बड़े नवापारा 


कंठीपाली 


30 | तौसीर 


करनपाली 


31 | दुलोपाली 


कालाखुंटा 


32 | खड़गांव(180 ) 


गेरसा 


33 | खम्हार 


जमरगी डी 


998 ( 6 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2019 


- 


- 


अनुसूची - तीन 


विद्यमान सोसायटी जो 
प्रभावित है (प्रभावित 

क्षेत्र ) 


अपवर्जित कार्यक्षेत्र 
( ग्रामों का नाम ) 


विद्यमान सोसायटी जिसमें 
अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है 
(परिणामी सोसायटी) 


नवीन सोसाइटी 
जिसमें अपवर्जित 

क्षेत्र जुड़ा है 


निरंक 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , अटल नगर रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019. 


